रजिस्ट्री सं० डी एन - 33004/ 99 


REGD. NO D. L - 33004 / 99 


hts 
. 


mian 


HAN 


म्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


" 


t 


. 


13 / x/02 


- - - 


__ - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


सं . 93 ] 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART 1 _ Section 3 – Sub - section ( ii ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 

HERINKIE ,THE 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2002/ माघ 8, 1923 
No. 931 _ . __ NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2002/ MAGHA8, 1923 _ _ 

श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 जनवरी , 2002 
का . आ . 113 ( अ ). - " जबकि भूमिगत विद्युत , बेतार , रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष , टेलीग्राफ तथा विदेश संचार 
केबल तथा समान प्रकार के अन्य भूमिगत केबल कार्य, विद्युत लाइनें जलापूर्ति लाइनें तथा सीवरेज पाइप लाइन 
बछाने सहित भवन प्रचालनों में अथवा सड़कों, रनवे के निर्माण अथवा रखरखाव " के अनुसूचित नियोजनों में 
नयोजित कर्मचारियों की श्रेणियों को मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने या संशाधित किए जाने संबंधी 
कतिपय प्रस्तावों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , (1948 का 11 ) की धारा 4 की उपधारा ( i) के खण्ड ( I ) 
के साथ पठित धारा 3 की उपधारा ( i) और खंड ( क ) और ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की दिनांक 5 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना का . आ . संख्या 348 ( अ ) के 
अन्तर्गत भारत के राजपत्र , असाधारण भाग- II , खण्ड - 3 , उप खण्ड ( 11) में प्रकाशित किया गया था । 
उक्त अधिसूचना में , अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो माह की अवधि समाप्त होने से पहले इससे 
प्रभावित होने वाले सभी सबंधितों से आपत्तियों तथा सुझाव मांगे गए थे । 

जबकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया 
गया है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , धारा 4 की उप धारा ( 1) के खण्ड ( I) और धारा 5 की उप धारा ( 2 ) के 
साथ पठित धारा 3 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( क ) और ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर 
भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की दिनांक 12.7.1994 की अधिसूचना का . आ . संख्या 513 ( अ) का 
अधिक्रमण करते हुए, तथा सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श के पश्चात उपर्युक्त पैरा ( 1 ) में उल्लिखित 
अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को इसके साथ संलग्न अनुसूची 
में निर्दिष्ट किए गए अनुसार संशोधित करती है । 

मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरें जो 1.10.2001 से प्रभावी होंगी में ( क ) इस अधिसूचना के साथ 
संलग्न अनुसूची के भाग- । के कालम ( 2 ) में तथा इसके भाग । के कालम ( i) में वर्णित क्षेत्रों में कार्य करने 
वाले कर्मचारियों को देय मजदूरी की मूल दरें और ( ख ) अनुसूची के भाग । । में विशेष भत्ता जिस इसके बाद 


280 


2002 


%3D 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

[PART II --- SEC 3( 1) ] 
परिवर्ती महंगाई भत्ता कहा जाएगा , शामिल होगा । परिवर्ती मंहगाई भत्ते को मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) द्वार। 
अनुसूची के भाग - || में उल्लिखित दरों पर क्रमशः 30 जून तथा 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली छ ... . 
के अन्तराल पर समायोजित किया जाएगा । 

अनुसूची 

भाग - । 
कर्मकारों की श्रेणी 

मजदूरी की न्यूनतम दरें ( प्रतिदिन 
रुपयों में ) जिसमें सब शामिल हैं 

क्षेत्र क क्षेत्र ख क्षेत्र ग 

234 
अकुशलः 
बजरी फैलाने वाला , वयस्क पुरूष / महिला, बेलदार, किशोर (1265 /- रु . 63 / -रु . 52 / - रु . 
वर्ष से उपर के ) लड़के , लड़कियां, बालक ), बीटर महिला बैल 
वुमन ), चैनमैन , नाविक , बाल्टी वाला,वाहक ( पत्थर ), वाहक (पानी), 
गाड़ीवाहन , केयरटेकर ( पुल), क्लीनर क्रेन, ट्रैक , राखगर्त के लिए 
सिंडर ), चौकीदार , कंक्रीट हाथ से मिलाने वाला ) (दफादार , ड्राइवर ) 
( बैल, ऊंट , गधा, खच्चर ) झंडीवाला, झंडीवाला ( ब्लास्ट ट्रेन ) गेट 
मैन, गैंगमैन , गेटिगंमैन ( स्थायी पर्थ) हैंडलमेन , जम्पर मैन , कामिनी 
( महिला कार्य) , खलासी ( पुरूष / महिला, लड़के / लड़कियां , I/ । ।) 
पुल,विद्युत ,मैरीन,मोपलाह , भंडार, स्टीम, रोड़, तट , रोलर सर्वे, 
श्रमिक ( गार्डन ) मजदूरी होल कटर , लारी, प्रशिक्षु, पेट्रोलमैन , चपरासी , 
तलाशीकर्ता, सिंगनलमैन, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर ( मौपलाह गैंग ), 
स्वीपर ,टाल बाय, टाइल टर्नर , ट्राली मैन, वक्स कन्ट्रोलर , वाल्वमैन , 
वाचमैन , वाटरमैन , सफेदीवाला , बूडरमैन,बूडरवोमैन ,बोरीमैन , कोलमैन , 
कंडेसर , परिचर , घास काटने वाला मुच्छर जमादार , कन्डेन्सर 
परिचर , शंटर अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों 
चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं । 
अर्द्धकुशल / अकुशल पर्यवेक्षी 
बेलचेवाला, भिश्ती, भिश्ती ( मुश्क सहित ),नाववाला( प्रधान ) भंजक, 78/ -रु. 76 /- रू . 63 / -रु . 
भंजक ( चट्टान, चट्टान पत्थर, प्रस्तर धातु , पत्थर ) बेंत बुनने वाला , 
चैनमेन ( प्रधान ) चारपाई कसने वाला, जांच पड़ताल कर्ता, चौकीदार 
( प्रधान), सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार),क्रेकर,दफ्तरी, डालीमैन , 
सहायक ड्रिलर , चालक (स्किन ), उत्खनक , फैरोमैन, फायरमैन , 
फायरमैन ( ईंटों का भट्टा, स्टीम रोड रोलर ) गेटकीपर , चरामी थेचर , 
शीशेवाला, ग्रेटर ग्रीसर एवं फायरमैन , ग्राइंडर , हथोड़े वाला , सहायक 
( कारीगर ), सहायक ( आराकश ), जमादार , की मैन , खलासी (प्रधान 
सर्वक्षक , रिवर्स मोपला गैंग पर्यवेक्षक ), श्रमिक (चट्टानकर्तन ) , 


[ भाग II - - खण्ड 3(11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


लश्कर , माली ( प्रधान ) मैट,मैंट ( लोहार , सड़क, काष्ठकार ) इंजिन 
चालक और / या फीडर , फिटर गैंग खलासी मजदूर राज , स्थायी पथ , 
पम्प ड्राइवर, टर्नर , मजदूर ( भारी वजन), चार्जमैन, मिस्त्री ( प्रधान ) 
मुकादम , रात्रिगार्ड , हरकारा ( डाक ), तेलवाला, खदानकार , खदान 
प्रचालक , स्टोन मैन भंडार वाला, स्टॉकर , थेचर , स्टाकर और 
बॉयलर मैन, थुम्बामैन (स्पेडकमी), टिंडल, टालीमैन ( प्रधान, मोटर ) , 
पिटर ( सहायक अर्द्ध कुशल ), जमादार ( अर्द्धकुशल ) मैट ( पत्थर ), 
पम्प परिचर वाहक , ब्रेकमैन , कोल्डरमैन , रसोइया , डांडी, फराश , 
हैक्सामैन, सहायक ( लोको, क्रेन , ट्रक ) कसाब , खलासी ( संरचना ) 
प्रयोगशाला परिचर , मांझी ( नाववाला), मसालची पी .एम .मेट्स , 
प्वाइंटस मैन , सीकमी, टोपाज , तोपकार ( बड़े पत्थर तोड़ने वाला ) 
ट्राली जमादार विचमैन , हाजिरी लगाने वाला, सहायक वायर मैन , 
अन्य कोई प्रवर्ग चाहे , वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं जो कि 
अर्द्धकुशल प्रकृति के हों । 


कुशलः 
सहायक मिस्त्री, आर्मेचर बाइंडर श्रेणी II और III भंडारी, 100/ -रु. 94/ -रु . 80/ -- रु . 
लोहार , लोहार ( चयन श्रेणी , II और III वर्ग II और III ) 
बायलरमैन , वायरलरमैन , श्रेणी ।। और ।।।, बायलर फोरमैन श्रेणी 
।।, कार्य ( सहायक ), ईट बिछाने वाला, ईंट बिछानेवाला ( चयन 
श्रेणी, वर्ग | ), विस्फोट करने वाला, काष्ठकार , काष्ठकार ( चयन 
श्रेणी ।।) और । ।। वर्ग । और ।।। सहायक वी . आई. एम रोड ), 
केबिनेट बनाने वाला, सुरक्षा गार्ड ( शस्त्र सहित ) कैनमैन, स्लोटैक्स , 
कटर बनाने वाला, चार्जमैन वर्ग श्रेणी ।। और ।।।, काष्ठकार 
( साधारण ), जांच पड़ताल कर्ता ( कनिष्ठ), चिक बनाने वाला , 
चिकवाला, कनिष्ठ कंक्रीट मिश्रण मिश्रक , कंक्रीट मिश्रक प्रचालक , 
मोची, कोर मेकर , चालक ( मोटरयान, मोटर वाहन चयन श्रेणी, मोटर 
लारी, मोटर लारी श्रेणी ।।, लारी गेड ।।, डीजल इंजिन, डीजल 
इंजन श्रेणी ।।, यांत्रिक रोड रोलर , आई. सी . और सीमेन्ट मिश्रक 

आदि रोड़ रोलर , रोड रोलर चालक श्रेणी ।।, चालक ( इंजन स्थिर , 
स्टोन , क्रशर ट्रैक्टर / बुलडोजर , स्टीम रोड रोलर , जल पम्प यांत्रिक 
सहायक , रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम , क्रेन, बुल डोजर सहित, ट्रैक्टर 
यांत्रिक , परिवहन ,इंजन, स्पिर और रोड रोलर , वायलर इंजन परिचर , 
प्रचालक ( स्टोन क्रेशर यांत्रिक ), डिस्टेम्प्ररर , बिजली मिस्त्री श्रेणी 
।।,वर्ग ।।, और वर्ग ।।।), फिटर ( चयन श्रेणी, श्रेणी ।। ।।।, वर्ग 
| 11, । ।।, सहायक पाइप , वर्ग । ।, लाइन वर्ग ।।, पाइपलाइन , कुमुक 

के लिए डंडे मोड़ना एवं यांत्रिक और नलसाज) घरामी ( प्रधान ), 
| ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर , जॉयनर (केबल , केबल | 
श्रेणी, 11 ), लाइनमैन ग्रेड । ।, । ।। वी चालक श्रेणी । । 


[ PART II - SIE 3 ( 1)] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 
एच.टी ./ एल.टी., ( राज, राज ,) चयन श्रेणी, श्रेणी वर्ग ।। और ।। ।, 
वर्ग ।। और ।।।, वर्ग ख मिस्त्री), स्टोन, (स्टोन वर्ग ।।, ईंट का 
काम , पत्थर का कार्य), ईंट बिछाने वाला, टाइल फलोरिंग, 
बी. आई. एम ., मुक्कदम ( प्रधान ) पत्थर कर्त्तन , साधारण मिस्त्री , 
मैकेनिक , यांत्रिक ( वर्ग ।।, वातानुकूलन , वातानुकूलन, श्रेणी ।।, 
डीजल श्रेणी ।।, रोड रोलर श्रेणी ।।, सहायक , रेडियो) राज 
( घरामी ), मिस्त्री, मिस्त्री श्रेणी ।।, वातानुकूलन श्रेणी ।।, स्थायी पथ , 
सर्वेक्षण संगतराश कार्य ( राज वर्ग क, मोल्डर , मोल्डर ( ईंट , टाइल ), 
रंगसाज , रंगसाज ( चयन श्रेणी, ग्रेड ।। और ।।।, वर्ग ।। सहायक 
लाटर और पॉलिशगर , रफ (प्लास्टरकर्ता, प्लास्टरकर्ता)( राज श्रेणी 
।।), नलसाज , नलसाज चयन श्रेणी वर्ग ।।, सहायक वरिष्ठ कनिष्ठ , 
मिस्त्री, श्रेणी ।। (नलसाज मिस्त्री नलसाज एवं फिटर, पॉलिसगर , 
पॉलिशगर (फर्श), पम्प चालक , पम्प चालक ( चयन श्रेणी, श्रेणी । । 

और ।।।, वर्ग ।।) पम्प इंजिन चालक , चयन श्रेणी पी ई चालक , 
पम्प वाला, ( सहायक , नलसाज पॉलिशकर ( स्प्रे सहित ) श्रेणी ।।, 
रतनमैन, रिबिट कटर ( सहायक ) रिबिटर, रिबिटर ( कटर ) सड़क 
निरीक्षक श्रेणी ।।, रेलवे प्लेट लेयर , रोड़ वेन्डर , आराकश , 
आराकश ( चयन श्रेणी वर्ग 1|), सरंग, संरग पाइल ड्राइविंग पैन्ट्स 
बायलर सहित , शेपमैन , पारी प्रभारी, स्प्रे मैन, स्प्रे मैन ( रोड़ ), 
संगतराश, संगतराश , ( चयन श्रेणी ।। वर्ग ।।) स्टोन चिसलर , स्टोन 
सिसलर ( वर्ग ।।) पत्थर विस्फोटक उप ओवरसियर ( अनहित ), 
सर्वेक्षक, सर्वेक्षक( सहायक ) दर्जी, दर्जी अपहोलस्ट्री ( तार स्प्रेयर , 
तारमैन, लाइनमैन , टाइलर वर्ग ।।, दीवार ) (फर्श, छत्ते ), टाइलर , 
( चयन श्रेणी), टीनकार , टीनकार , ( चयन श्रेणी, श्रेणी ।। और ।। । 
वर्ग ।।) ठठेरा ट्रेलर्स, टर्नर , सोफासाज , सोफासाज, ( श्रेणी । । और 
।।।) रंगसाज स्प्रे ( वर्ग II ), लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने 
वाला चयन श्रेणी, लकड़ी काटने वाला श्रेणी ।। , वर्ष सिरकार, 
झलाईगर, गैस झलाईगर , झलाईगर , ( वर्ग ।। , पुल कार्य) कूप 
निमज्जक , सफेदी वाला, सफेदीवाला ( चयन श्रेणी,) वर्ग ।।), 
वायरमैन , वायरमैन ( श्रेणी,। । और ।।।, यांत्रिक , विद्युत ) ह्वाइट 
वाशिंग एंड कलर वाशिंग मैन , वातिक औजार प्रचालक , प्रचालक 
(फिटर ), वोरमैन ( बेधक ), छिलाईगार एवं पिसाईगार , ट्यूब बेल , 
रसोइया ( प्रधान) ड्रिलर ( कूप वेधन ) चालक ( लोको / ट्रक ) बिजली 
मिस्त्री ( सहायक ) यांत्रिक ( नलकूप ), मिस्त्री ( स्टेल, टेलीफोन ) मीटर 
वाचक , मौसम प्रेषक , नावधानी प्रचालक ( वैचिंग संयत्र , सिनेमा 
परियोजना, क्लैम्प, शेल्प्फ , संपीडिक , क्रेन, डौरिक , डीजल इंजन , 
डोजर , ड्रेगलाइन, ड्रिल डम्पर, उत्खनक , फोर्क , लिप्ट जनित्र ग्रेडर 
जैक हैम्पर और पटरी तोड़ने वाला लोडर , पम्प , पाईप चालक 
स्क्रेपर , स्क्रीनिंग संयंत्र शोवेल, ट्रैक्टर वाइब्रेटर, वेटवेचर ) रेल गार्ड, 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


%3DD 


मरम्मत कर्ता ( बैटरी ), शारपर / स्लोटर , स्प्रेयर ( अशाल्ट ), स्टेशन 
मास्टर , सर्वेक्षक (सिल्ट ), दस्तकार रेलगाड़ी परीक्षक , टर्नर /मिलर , 
टायर कलकेनाइजर कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से 
पुकारे जाएं जो कि कुशल प्रकृति के हों । 


अत्यधिक कुशलः 
आमेचर बाईंडर श्रेणी । , लौहकार , श्रेणी । और वर्ग 1,वॉयलरमैन 118/ -रू . 116/ - रू. 94 /- रू . 
श्रेणी ।, वॉयलरमैन फारेमैन श्रेणी ।, ईंट बिछाने वाला वर्ग 1, केबल 
संयोजक श्रेणी ।, काष्ठकार श्रेणी । और वर्ग ।, सेलो कटर और 
सजावटकार , चार्जमैन वर्ग ।, जांच पड़तालकर्ता ( ज्येष्ठ ), चालक 
लारी श्रेणी , मोटर लारी श्रेणी ।, मोटर वाहन वर्ग । और डीजल 
इंजिन श्रेणी ।, रोडरोलर श्रेणी ।, पम्प श्रेणी ।, पम्प वर्ग ।, पम्प 
वर्ग, बिजली मिस्त्री श्रेणी । और वर्ग ।, फोटर ( श्रेणी । और वर्ग ) 
पाइप वर्ग । (प्रधान), फोरमैन, ( सहायक ) लाइनमैन श्रेणी ।, राज 
( कुशल ) श्रेणी । वर्ग ।) मास्टरिंग, यांत्रिक वर्ग । और वर्ग II, 
यांत्रिक ( डीजल श्रेणी और रोडरोलर श्रेणी ।, वातानुकूलन श्रेणी । 
/ वर्ग ।/मिस्त्री श्रेणी ।, मिस्त्री ) वातानूकूलन श्रेणी ।, ओवरसियर , 

ओवर सियर ( ज्येष्ठ और कनिष्ठ ) रंगसाज श्रेणी ।, वर्ग ।, स्प्रे ), 
प्लास्टरकर्ता ( राज ) वर्ग ।, नलसाज ( प्रधान, वर्ग 1) मिस्त्री श्रेणी ।, 
रंगसाज ( स्प्रे सहित) वर्ग , सड़क निरीक्षक वर्ग, आराकश श्रेणी ।, 
स्टोनकटर वर्ग ।, स्टोन कटर श्रेणी । , स्टोन निल्लर श्रेणी ।, स्टोन 
मिस्त्री श्रेणी ।, उप ओवरसियर ( योग्यता प्राप्त , ) टाइलर वर्ग ।, 
टीनकार श्रेणी । वर्ग ।, सोफासाज श्रेणी ।, वार्निशकार वर्ग ।, 
झलाइगर एवं फीटर और वातानुकूलन यांत्रिक , झलाईकार ( गैस ) 
वर्ग , सफेदी वाला वर्ग, वायर मैन श्रेणी ।, वर्ग , काष्ठ 
काटनेवाला वर्ग,घिसाईकार ( औजार ) श्रेणी ।, प्रचालक ( बैचिंग 
प्लांट ) श्रेणी ।, क्लैम्प शैल श्रेणी ।, काम्प्रेसर श्रेणी ।, ऊन श्रेणी ।, 
डीजल इंजिन श्रेणी ।,डोजर ग्रेड ।, ड्रेगलाइन वर्ग ।, ड्रिल श्रेणी ।, 
डम्पर श्रेणी ।, उत्खनक श्रेणी ।, फोर्क लिफ्ट श्रेणी ।, जनित्र श्रेणी 
।, ग्रेडर श्रेणी , लीडर वर्ग , पाइल ड्राइविंग वर्ग, पम्प वर्ग , स्क्रैपर 
वर्ग, स्कैनिंग संयंत्र श्रेणी ।, शॉवल श्रेणी ।, शॉवल और ड्रेगलाइन 
ट्रैक्टर श्रेणी ।, वाइब्रेटर श्रेणी ।, रिगर श्रेणी ।, रिगर श्रेणी ।।, 
शार्पर / स्लेटर श्रेणी ।, शॉवल और ड्रेगलाइन,ट्रेक्टर वर्ग ।, ( दस्तकार 
वर्ग 1, टर्नर /मिलर श्रेणी । टायर वॉलकेनाइजर श्रेणी ।, कार्य 
सहायक श्रेणी ।, कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रवृत्ति के 
हों, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( 1)] 


लिपिकीय : 


एम. सी.लिपिक , मुंशी ( मैट्रिकुलेट , नान मैट्रिकुलेट ), भंडार लिपिक 100 / - रू . 94 / - रू , 
( मैट्रिकुलेट , नान मैट्रिकुलेट ), निगमकर्ता, भंडार रक्षक , भंडार रक्षक ( श्रेणी 
1, II, मैट्रिककुलेट ।।, नान मैट्रिककुलेट ), मिलान लिपिक , समय पाल , 
समयपाल, ( मैट्रिकुलेट , नान मैट्रिकुलेट ), बुक कीपर , कार्ग मुंशी 
( अधीनस्थ) , लेखालिपिक , लिपिक , संगणक , टेलीफोन प्रचालक , टंकक , 
अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो कि लिपिकीय प्रकृति 
के हो । 

भाग - ।। 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( औद्योगिक कर्मकार ) में 448 अंक के बाद प्रत्येक अंक की वृद्धि अथवा कमी से 
संबंधित विशेष भत्ते की दर जो जून, 2001 को समाप्त अवधि हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( औद्योगिक 
कर्मकार ) का छमाही औसत है । 

क्षेत्रका क्षेत्र ख क्षेत्र ग 
| 1 . अकुशल 

| 15 पैसे 14 पैसे | 12 पैसे । 
2 . अर्ध- कुशल / अकुशल पर्यवेक्षक 

17 पैसे 17 पैसे | 14 पैसे 
3. कुशल व लिपिकीय 

22 पैसे 21 पैसे 18 पैसे 
4. अत्यधिक कुशल 

| 26 पैसे 26 पैसे 21 पैसे 


स्पष्टीकरण 


( 1 ) ( क ) इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के उपबंध में क्षेत्र “ क ” और “ ख ” में क्रमशः 
वह सभी स्थान समाविष्ट हैं जैसा कि कथित उपबंध में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्रों के संबंध में स्पष्ट किया गया है , 

आर जिनमें नगर निगम अथवा नगर पालिका अथवा छावनी बोर्ड या किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र 
समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले सभी स्थान शामिल होंगे , और “ग ” में 
अन्य सभी स्थान शामिल होंगे जिनका कि इस उपबंध में उल्लेख नहीं है तथा जिन पर कि न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम , 1948 लागू है । 


( ख ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के संबंध में प्रयोजन के लिए 
वित्त मंत्रालय द्वारा समय - समय पर जोड़े गये अथवा श्रेणी में बढ़ोत्तरी किए गये स्थानों को भी उपबंध में 
विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के लिए उन्हीं तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा । 


( 2 ) “ ग ” वर्ग क्षेत्रों में जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्रवार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार 
ने शीतकालीन भत्ता या पर्वतीय भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया है, सड़को के निर्माण 
या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने तथा रनवे के निर्माण तथा अनुरक्षण में 
नियोजित कर्मचारियों को , उन्हें देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन नियत न्यूनतम मजदूरी 
से दस प्रतिशत अधिक भुगतान किया जाएगा । 


[ भाग II - खण्ड ( ii ) ] _ 

.. भारत का राजपत्र : असाधारण 
ऐसे स्थान जो समुद्र तल से 6000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं वहां 10 प्रतिशत अतिरिक्त 
मजदूरी अदा की जायेगी । 
( 3) न्यूनतम मजदूरी दरें और विशेष भत्ता दोनों , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी 
दरों के भाग हैं । 


गगन चुंबी इमारतें 

( 4) गगन चुंबी इमारतों अर्थात् चतुर्थ तल से ऊंची अथवा 30 फुट से अधिक ऊंची इमारतों में , 
एक दिन में एक घंटे के लिए भी नियुक्त किये गये कर्मकारों को समुचित श्रेणी हेतु न्यूनतम मजदूरी से 20 
प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा । 

(5) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी को न्यूनतम दरें सरकारों द्वारा 
सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोडने और पीसने, भवनों के अनुरक्षण और हवाई 
पट्टियों के सनिर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के लिए जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित 
सरकार है नियत की गई मजदूरी ही संदेय होगी । 

(6 ) सुरंग संबंधी कार्य में काम करने वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित प्रवर्गों 
के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और संदत्त किया जाएगा । 

( 7 ) ( क ) अकुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें मामूली अथवा कुछ भी कुशलता कोई दक्षता या 
अनुभव अपेक्षित न हो तथा जिसमें साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं । 
( ख ) “ अर्द्ध कुशल" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या 
दक्षता सम्मिलित है ओर जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और 
इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है । 

( ग) कुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से शिक्षु के रूप में किसी 
तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या दक्षता अपेक्षित है और जिसके 
पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि अपेक्षित हैं । 


( घ ) “ अत्यधिक कुशल कार्य ” से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या 
वृतिक प्रशिक्षण या कई वर्षों से व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित उच्चतर की पूर्णता और सक्षमता की 
आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बावत किए 
जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है । 
( 8 ) इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियो पर भी 
लागू होंगी 1 
(9) मजदूरी को न्यूनतम दरें सर्व समावेशी दरें हैं और उसमें “ साप्ताहिक विश्राम दिवस " मजदूरी भी 
सम्मिलित है । 
( 10 ) 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजूदरी को न्यूनतम दरें इस 
अधिसूचना द्वारा समुचित कार्य प्रवर्ग के वयस्क कर्मकार के लिए नियत की गई दरों का क्रमशः 80 और 100 
प्रतिशत होगी । 

[ फा. सं. एस - 32017/4/ 99 - डब्ल्यू सी ( एम डब्ल्यू ) ] 

डा० जी० एस० राम , श्रम एवं रोजगार सलाहकार 


10 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


IPART II - SEC . 3( 4) 


अनुबंध - । 
" क " क्षेत्र 


अहमदाबाद ( शहरी क्षेत्र ) 
बंगलौर ( शहरी क्षेत्र ) 
कलकत्ता ( शहरी क्षेत्र ) 
लखनऊ 


मद्रास ( शहरी क्षेत्र ) 
नागपुर ( शहरी क्षेत्र ) 
दिल्ली ( शहरी क्षेत्र ) 


आगरा ( शहरी क्षेत्र ) 
अजमेर ( शहरी क्षेत्र ) 
अलीगढ़ ( शहरी क्षेत्र ) 
इलाहाबाद ( शहरी क्षेत्र ) 
अमरावती ( शहरी क्षेत्र ) 


मुम्बई 
हैदराबाद ( शहरी क्षेत्र ) 
कानपुर 

" ख " क्षेत्र 
गाजियाबाद ( शहरी क्षेत्र ) 
गोरखपुर ( शहरी क्षेत्र ) 
गुवाहाटी 
गुंटूर 
ग्वालियर ( शहरी क्षेत्र ) 


4 


. 


अमृतसर 
औरंगाबाद ( शहरी क्षेत्र) 
भावनगर / भोपाल 
बरेली ( शहरी क्षेत्र ) 
बीकानेर 
| भुवनेश्वर 
कालीकट ( शहरी क्षेत्र ) 
चंडीगढ़ ( शहरी क्षेत्र ) 
कोचीन ( शहरी क्षेत्र) 
कोयम्बटूर ( शहरी क्षेत्र) 
कटक ( शहरी क्षेत्र ) 
दुर्गापुर 


हुबली- धारवाड 
| इंदौर ( शहरी क्षेत्र ) 
जबलपुर ( शहरी क्षेत्र ) 
जयपुर ( शहरी क्षेत्र ) 
जालंधर 
जमशेदपुर ( शहरी क्षेत्र ) 
जोधपुर 
कोल्हापुर ( शहरी क्षेत्र ) 
कल्याण 
कोचि 
कोटा 
कोजिकोड 


मेरठ ( शहरी क्षेत्र ) 
मुरादाबाद ( शहरी क्षेत्र ) 
मैसूर ( शहरी क्षेत्र ) 
नासिक ( शहरी क्षेत्र ) 
पुणे ( शहरी क्षेत्र ) 
पटना ( शहरी क्षेत्र ) 
रायपुर 
| राजकोट 
रांची ( शहरी क्षेत्र) 
शोलापुर ( शहरी क्षेत्र ) 
श्रीनगर ( शहरी क्षेत्र ) 
सूरत ( शहरी क्षेत्र ) 
तिरूवनंतपुर ( शहरी क्षेत्र ) 
उल्लास नगर 
बडोदरा ( शहरी क्षेत्र ) 
वाराणसी ( शहरी क्षेत्र ) 
| विजयवाड़ा ( शहरी क्षेत्र ) 
विशाखापट्टनम ( शहरी 

क्षेत्र ) 
| वारंगल 


| फरीदाबाद काम्पलेक्स 


लुधियाना 


मदुरै ( शहरी क्षेत्र ) 


" ग " क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है । 


[ 7711 - 0053( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th January, 2002 
S. O . 113 (E ). - Whereas certain proposals to fix or revise the minimum rates of 
wages to the categories of employees employed in the scheduled employments of 
“ Construction or maintenance of roads , runways or in the building operations 
including laying down underground Electric, Wireless, Radio , Television , 


Telephone, Telegraph , and overseas communication cables and similar other 


underground cabling work , Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage 
Pipelines" were published in the Gazette of India , Extraordinary Part - II Section 
3 , sub - section ( li ) under the Notification of the Government of India , Ministry of 
Labour vide S . O . No. 348 (E ) dated 5 April , 2001, in exercise of the powers 
conferred under clauses (a ) and (b ) of sub -section (1) of Section 3 , read with clause 
(i) of sub - section (1 ) of Section 4 of the Minimum Wages Act, ( 11 of 1948 ). In the 
said Notification objections and suggestions were sought from all, those likely to be 
affected thereby before expiry of two months from the date of publication of the 
Notification . 

WHEREAS the objections and suggestions received on the said proposals 
have been considered by the Central Government; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred under clause 
(a ) & (b ) of sub - section (1 ) of Section 3 read with clause (i) of sub - section ( 1) of 
Section 4 and sub - section (2 ) of section 5 and in supersession of the Notification of 
the Government of India , Ministry of Labour S . O .No. 513 (E ) dated 12 .7 . 1994 , the 
Central Government after consulting the Advisory Board , hereby revise the rates 
of minimum wages as specified in the schedule annexed hereto, payable to the 
employees employed in the scheduled employmentmentioned in Para 1 above . 

The revised minimum wages which will be effective from 1. 10 . 2001 shall 
consist of (a ) basic rates of wages as set out in column (2 ) of Part - 1 of the Schedule 
annexed to this notification and payable to the employees working in areas 
mentioned in Column (1) of Part - I thereof and (b ) a special allowance, 
hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance, in Part - II of the 
schedule. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour 
Commissioner (Central) at an interval of six months ending on 30 June and 31" 
December respectively at the rate mentioned in Part - II of the schedule. 


280 G2 / 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_[PART II—_ Sec. 3(1 )] 


SCHEDULE 


PART - 1 


A 


Category of Worker 
Un- skilled 

| All inclusive minimum rates of 

wages ( in Rs. per day ) 
Bajri Spreader , Beldar Adult 

Area Area 

B 
Male /Female , Adolescent- Boy /Girl 

65 / 

63/ 
(above 12 years , Child ), Beater Woman 
Bell-Woman , Chain Man , Boat Man , 
Bucket Man , Carrier (Stone), Carrier 
(Water), Cartman , Caretaker (Bridge), 
Cleaner (Crane , Frack , Cinder for 
Yark Pit ), Chowkidar , Concrete 
( Hand Mixer ), Daffada , Driver 
( Bullock , Camel , Donkey Mule ), Flag 
Man , Flagman (Blas Train ), Gate 
man , Gangman , Gunman 
Permanent Way ), Handleman , Jumper 
man , Kamine ( Female work ), Khalasi 
( Male/ Female , Boy /Girl I/II), Brige, 
Electrical, Marine, Moplah , Store 
steam Road , Shore, Roller Surve, 
Labourer (Garden ), Mazdoor, Hole 
Cutter , Lorry Trainees , Petrolman , 
Peon Searcher, Singnal Man , Strikers , 
Striker (Moplah Gang ), Sweeper , Tati 
Boy, Tile Tuner , Tolly man , Vale 
Controller, Valveman , Watchman , 
Sterman , Whitewasher , Wooderman , 
Wooderwoman , Borryman , Coalman , 
Condenser , Attendant, Crasscutter , 
Muchhers Jamadars, Condenser 
Attendant, Shunters, Any other 
categories by whatever name called 
which are of an unskilled pature. 


[ 471 |] - 945 3( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


78 / 


Category of worker 
Semi- skilled /Unskilled Supervisory All inclusive minimum rates of 

wages (in Rs. per day ) 
Belchawala , Bhisti , Bhisti (with | Area 

Area 
Area 

A B 
Mushk ), Boatman ( Head ), Breaker , 

76 / 
Breaker (Rock , Rock Stone, Stone 
Metal, Stone ), Canweaver, Chainman 
(Head ), Charpay , Stringer , Checker, 
Chowkidar (Head ), Security Guard 
(without arms), Cracker , Daftri, 
Dollyman Assistant Driller, Driver 
(Skin ), Excavator , Ferroman , 
Fireman , Fireman (Brick Kiln , Steam 
Road Roller ), Gate Keeper , Charami 
Thatcher, Classman , Grater, Greaser 
cum - Fireman ,Grinder , Hammerman , 
Helper (Artisan ), Helper (Sawyer ), 
Jamadar , Kayman , Khalasi (Head 
Survey , Rivetters -Moplah Gang, 
Supervisory ), Labourer (Rock 
Cutting ), Lascar, Mali (Head ), Mate , 
Mate (Blacksmith , Road , Carpenter ), 
Engine Driver and /or Feader , Fitter , 
Gang Khalasi, Mazdoor Mason , 
Permanent Way , Pump Driver , 
Turner , Mazdoor (Heavy -weight), 
Charge-man , Mistri (Head ), 
|Muccadam , Night- Guard , Runner 
( post dak ), Oilman , Quarry man , 
Quarry Operator, Stoneman , Stocker , 
Thatcher, Stockers and Boilerman , 
Thoombaman (Spade worker ), 
Tindals , Trollyman (Head , Motor ), 
Fitter (Asstt . Semi- Skilled ), Jamadar 
( Semi-skilled ), Mate (Stone), Pump 
Attendant Bearer , Breakman , Crolder 
man , Cook Dandee, Frash , Hacksaw 
man , Helper ( Locco - Crane / Truck ), 
Kasab , Khalasi ( Structural) , 
Laboratory Boy , Manjhee (Boatman ), 
Masalchi P .M . Mates, Pointsman , 


mini - - - - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ PART II — Sec. 3 (ü )] 


Sencummy, Topaz, Topkar (Big Stone 
Breaker ), Trolly Jamadar , Winchman , 
Attendance -keeper , Asstt. Wireman , 
Any other Categories by whatever 
name called which are of semi-skilled 
nature . 
Category of worker 


Skilled 


All inclusive minimum rates of 
wages ( in Rs. per day ) 
Area Area 

Area 
A 
100 / 

80 / 


B 
94 / 


Asstt. Mistry , Armature Winder Grade- II 
and III, Bhandari, Blacksmith , Bla ksmith 
(Selection Gr., Grade II, III, Class II & III ) , 
Boilerman , Boilerman Gr. II & III , Boiler 
Foreman Gr.II, Work (Asstt .), Brick Layer, 
Bricklayer (selection Grade, Class II ) , 
Blaster , Carpenter , Carpenter (Selection 
Grade, Gr. II & III, Class I & III Asstt. 
B .I. M . Road ), Cabinet Taker, Security 
Guards (With Arms), Caneman , Celotex , 
Cutter Maker , Chargemen Class II and Class 
III, Carpenter Ordinary , Checker ( Jr.) Chick 
Maker , Chickman Jr., Concrete Mixture 
Mixer , Concrete Mixer Operator, Cobbler , 
Coremaker , Driver, Driver (Motor Vehicle, 
Motor Vehicle Selection Grade, Motor Lorry, 
Motor Lorry Grade II, Lorry Grade II, 
Diesel Engine, Diesel Engine Grade II , 
Machanical Road Roller I. C . and Cement 
Mixer etc .), Road Roller, Road Roller Driver 
Grade II, Driver (Engine Sutic, Stone 
Crusher , Tractor /Bull Dozer , Steam Road 
Roller ), Water Pump, Mechanical Asstt. 
Road Roller , Mechanical Steam Crane, 
Tractor with Bulldozer, Mechanical 
Transport, Engine Static & Road Roller , 
Boiler Attendent Engine, Operator ( Stone 
Crusher Mechanical) Distemprer, 
Electçician , Electrician ( Grade II, Class II & 
Class III), Fitter , Fitter Class II & III, Asstt., 
Pipe Class II, Pipe Line Banding Bars for 
(Selection grade, Grade II & III ) 
reinforcement cum -mechanic , Mechanic ( & 
Plumber ), Gharami ( Head ) , Glazier , Hole 
Driller for Blasting, Joiner , Joiner (Cable , 


( YM II - UUS 3 (11 )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Cable Grade II), Lineman ( Grade II, III, 
HT/LT), Mason , Mason ( selection Grade , 
Grade II & III class II and III, class B 
Mistry ), Stone (Stone Class II , Brick work , 
Stone work ), Brick -layer , Tile Flooring , 
B .I.M ., Muccadam (Head ), Stone cutting , 
Ordinary Machanism , Mechanic, Mechanic 
(class II , Air conditioning, Air conditioning 
Grade II , Diesel 

Grade II , - 
Road Roller Grade II, Asstt. Radio ), Mason 
(Gharami), Mintry , Mistry (Grade II , 
Airconditioning Grade II, P , Vay , Survey, 
Santras Works), Mason Class A , Moulder, 
Moulder (Brick , Tile ), Painter , Painter 
( Selection Grade, Grade II & III, Class II, 
asstt., Lotter and Polisher , Polisher Rough ) 
Plasterer , ( Mason Grade II) , Plumber , 
Plumber (Selection Grade, Class II, Asstt . 
Senior , Junior, Mistry Grade II ), Plumbing! 
Mistry , Plumber -cum - Fitter, Polisher, Polisher 
(Floor ), Pump Driver, Pump Driver ( Selection 
Grade , P .E . Driver , Pump man , Pumpman 
(Asstt., Plumber , Polisher (with spray ) Grade 
II, Ratan Man , Rivet Cutter ( Asstt.) Rivetter , 
Rivetter (Cutter ), Road Inspector Grade II , 
Railway Plate Layer , Rod Bender , sawyer 
(Selection Grade Class II ), Serang, Serangpile 
Driving Pantooms with Boiler , Shapesman , 
Shift incharge , Sprayman , Sprayman (Roads), 
Stone Cutter , Stone Cutter (Selection Grade, 
Grade II, Class . II), Stone Chisler , Stone 
Chisler (ClassII), Stone Blasterer , Sub 
Overseer (Unquilified ), Surveyors, Surveyors 
(Asstt.), Tailor, Tailor ((Upholstry ), 
Trasprayer, Tar man , Liner man , Tiler Class 
II , Wall ( Floor , Roof), Tiler (Selection Grade) 
Tin - Smith , Tip Smith , (Selection Grade, Grade 
II and III , Class II), Tinker, Trailors , Turner , 
Upholsterer , Upholsterer (Grade II and III), 
Painter spray ( Class II), Wood Cutter, Wood 
Cutter Selection Grade, Wood Cutter Class II, 
Work Sircar , Welder, Welder Gas, Welder 
(Class II, Bridge work ), Well Sinker, White 
Wasber, White Washer (Selection Grade , 
Class II), Wireman , Wireman (Grade II & III, 
Mechanic, Electrical), White Washing & 
Colour Washing man , Operator Pneumatic 
Tools, Operator (Fitter ), Boreman , Borer , 
Chipper , Chipper - cum -Griner , Cook (Head ), 
Driller , Driller (Well boring), Driver 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


PARIII - Stc 3 (11 )] 


(Loco /Truck ), Electrician (Asstt.), Mechanic 
( Tube -well ), Mistry (Stell, Tube-well , 
Telephone), Meter Reader , Meterorogical 
Obserer, Navghani, Operator (Batching Plant, 
Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, 
Grane , Dorrick , Diesel Engine , Doser, 
Gragline Drill Dumber, Excavator , Fork Lift 
Generator, Grader , Jack Hamer and Driving, 
Scrapper , Screening Plant, Shoval, Tractor , 
Vibrator, Weight Batcher ), Railway Guards, 
Repairer (Battery ), Sharper / Slotter , Sprayer 
(Ashalt), Station Master , Surveyor ( Silt), 
Trades -man , Train Examiner , Turner /Miller , 
Tyere Vulcaniser , any other categories by 
whatever name Called which are of a skilled 
nature. 
HIGHLY SKILLED 

Minimum rates of wages 
Armature Winder Grade 1, Blacksmith Grade 

( in Rs. per day) 
I and Class I, Boilerman Grade I, Boilerman | Area Area 

Area 
Foreman Grade 1 , Brick Layer Class I , Cable A 

B 

C 
Janer Grade 1, Carpenter Grade I and Class I, l 118 / 

116 / 

941 
Celo Cutter and Decorator , Chargeman Class 
I, Checker ( Sr .), Driver Lorry Grade 1, Motor 
Lorry Grade I, Lower Vehicle Class I and 
Diesel Engine Grade 1, Road Roller Grade I, 
Pump Grade I, Pump Class I, Electrician 
Grade 1 and Class I, Fitter (Grade 1, Class I), 
Pipe Class I (Head ), Foreman (Asstt.), Line 
Man Grade I, Mason ( Skilled Grade I, Class 
I), Mast Rig , Mechanic Class I and Class II , 
Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller 
Grade 1, Airconditioning Grade I & Class I, 
Mistry Grade I, Mistry (Airconditioning 
Grade 1) , Overseer, overseer (Senior & 
Jounior ), Painter (Grade 1, Class I), Mistry 
Grade 1, Polisher (With Spray Grade I, Road 
Inspector Grade I, Sawyer Class 1, Stone 
Cutter Class 1, Stone Cutter Grade I, Stone 
Chisier Class I Stone Mason Class I, Sub 
Oversear (Qualified ) Class 1, Tinsmith Grade I 
and Class I, Upholsterer Grade 1, Varnisher 
Class I, Welder - cum -Fitter and Air 
Conditioning Mechanic, Welder (Gas) Class 1, 
White Washer Class I, Wireman Grade 1 & 
Class I, Wood Cutter Class I, Griner (Tool) 
Grade I , Operator (Batching Plant Grade 1, 
Clamp Shell Grade I, Compressor Grade 1, 
Crane Grade 1, Diesel Engine Grade 1, Dozer 


[ YTI- 945 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


Grade I, Dragline Grade I, Drill Grade 1, 
Dumper Grade I, Excavator Grade I, Lift 
Grade I, Generator Grade, Grader Grade ) , 
Leader Grade I, Pile Driving Grade I, Pump 
Grade I, Scrapper Grade I, Screening Plant 
Grade 1, Shovel Grade I, Shovel and Dragline, 
Tractor Grade 1, Vibrator Grade I, Rigger 
Grade, Rigger Grade II, Sharper /Sletter 
Grade I, Tradesman Class I, Turner /Miller 
Grade 1, Tyre Vulcaniser Grade I , Work 
(Asstt.) Grade I Any other categories by 
whatever name called which are of highly 
skilled nature . 


CLECICAL 


" C 


80 / 


M . C .Clerk , Munshi (Matriculate, Non - Minimum rates of wages 
Matriculate ), Store Clerk (Matriculate , Non 

( in Rs. per day ) 
Matriculate), Store Issuer, Store Keeper , Store Area Area Area 
Keeper (Grade 1, Grade II ,Matriculate , Non - ‘ A ’ " B 
Matriculate ), Tally Clerk , Time Keeper , Time 100 / 941 
Keeper (Matriculate , Non -Matriculate ), Book 
Keeper, Work Munshi, Work Munshi 
(Subordinate ), Accounts Clerk , Clerks, 
Computer , Telephone Operator, Typist, any 
other categories by whatever name called 
which are of a clerical nature. 


PART III 


Rate of Special Allowance for every point rise or fall in Consumer Price Index 
(IW ) Number beyond 448 points which is the six monthly average of C . P .I . 
(IW ) for the period ending june , 2001. 


Area ‘ A ’ 


Area B 


Area C 


1 . 


Unskilled 


15 Paise 


14 Paise 


12 Paise 


17 Paise 


17 Paise 


14 Paise 


2 . Semiskilled / Unskilled 

Spervisor 


3. 


Skilled & Clerical 


22 Paise 


21 Paise 


18 Paise 


4. Highly skilled 


26 Paise 


26 Paise 


21 Paise 


16 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART HI — SEC. 3( 11)] 


EXPLANATION 


( 


( a ) For the purpose of this Notification Area A and Area B in 
Annexure to this Notification shall respectively comprise all the places as 

fied in the said annexure as such areas , and include all places within a 
distance of fifteen kilometres from the periphery of a Municipal Corporation 
or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a 
particular plan , and areas C shall comprise of all the other places not 
mentioned in the Annexure and to which the Minimum wages Act, 1948 
extends . 


(b ) The places added or upgraded from time to time by the 
Ministry of Finance for the purpose of payment of H . R . A . to Central 
Government emplovees shall be taken to be added from such dates for the 
purpose of classification specified in the annexure . 


(2 ) Employees employed in the employment in the Construction or 
maintenance of roads or in building operations , in stone breaking and stone 
crushing, in the Construction & maintenance of runways in C class areas 
where the minimum rates of wages have been fixed on areawise basis & 
where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance 
or bill allowance or any other special allowance shall be paid in addition to 
the minimum rates fixed by this notification , an amount equal to 10 % of the 
minimum rates of wages so fixed . 


In the places , which are at the height of over 6000 feet above sea level, 10 % 
extra wages will be paid . 


( 3 ) Minimum rates of wages & special allowance both constitute the minimum rates 
of wages to be enforceable under the M . W .Act, 1948 . 


HIGH RISE BUILDINGS 


(4 ) Workers employed on high rise buildings i. e., on or above 4 " Floor or over 30 feet 
height, even for one hour in a day shall be paid 20 % extra wages of the minimum wages 
for the appropriate category . 


( 5 ) Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower 
than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in 
employment in the construction or maintenance of roads or in building operation , in 
stone breaking or stone crushing, in the maintenance of runways , in relation to which 
the State Govt. is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State 
Government shall in respect of these areas , be deemed to be the minimum rates of 
wages payable under this notification . 


[ ym ]I - 


453(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(6 ) Workers employed on tunnel working shall be paid 20 per cent extra of the 
minimum wages fixed under this notification for the appropriate category . 


um 


( 7) (a ) “ Unskilled Work ” means work 
requiring little or no skill or experience on the job . 


which 


involves simple operations 


.(b ) " Semi Skilled Work ” means work which involves some degree of skill or 
competence acquired through experience on the job and which is capable of being 
performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes 
unskilled supervisory work . 


(c ) “ Skilled Work ” means which involves skill or competence acquired through 
experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational 
institute and the performance ofwhich calls for initiative and judgement. 


(d ) “ Highly Skilled Work ” means work which calls for a high degree of 
perfection and full competence in the performance of certain tasks acquired through 
intensive technical or professional training or practical work -experience for long years 
and also requires a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions 
involved in the execution of these tasks . 


(8 ) The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to 
employees engaged by the contractors also . 


(9 ) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates and include also 
the wages for weekly day of rest. 


( 10 ) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and 
for disabled persons shall be 80 % and 100 % respectively of the rates fixed by this 
notification for adult workers of the appropriate category . 


[F. No . S . 32017/4 /99 -WC (MW ) ] 


Dr G . S .RAM , Labour and Employment Adviser 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART II - - SEC 3 (1 )] 


Annexure 


AREA A 


Ahmedabad (UA ) 


Mumbai 


Chennai 


Bangalore 
Kolkata 
Lucknow 


(UA ) 
(UA ) 


Hyderabad 
Kanpur 


Nagpur 
Delhi 


(UA ) 
(UA ) 


AREA B 


Ghaziabad 


(UA ) 


Meerut 


(UA) 


Agra 
(UA ) 
Ajmer 

(UA ) 
Aligarh (UA ) 
Allahabad (UA ) 
Amaravati (UA ) 
Amritsar 
Aurangabad (UA ). 
Bhavanagar /Bhopal 
Bikaner 
Bhubaneshwar 
Calicut 

(UA ) 
Chandigarh (UA ) 
Cochin 

(UA ) 


Gorakhpur 
Guwahati 
Guntur 
Gwalior 
Hubli - Dharwad 
Indore 
Jabalpur 
Jaipur 
Jalandhar 
Jamshedpur 
Jodhpur 
Kolhapur 


(UA ) Moradabad (UA ) 

Mysore (UA ) 
Nasik 

(UA ) 
(UA ) Pune 

(UA) 
| Patna 

( UA ) 
Raipur 

Rajkot 
(UA ) Ranchi (UA ) 

Sholapur (UA ) 
Srinagar (UA ) 
Surat 

(UA ) 
Thiruvananthapuram 
(UA ) 
Ulhasnagar 
Vadodara 
Varanasi (UA ) 
Vijayawara (UA ) 

Vishakhapatnam (UA ) 
(UA ) Waranga 


Coimbatore (UA ) 
Cuttack 

(UA ) 
Durgapur 
Faridabad Complex 


Kalyan 
Kochi 
Kota 
Kozhykode 
Ludhiana 
Madurai 


AREA : “ C ” will comprise all areas not mendioned in this list. 
N . B . : U .A . stands for Urban Agglomeration . 


Printed hy the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Dolhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


